सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 ज्येष्ठ, 1938 ( २० ) 


संख्या- 350 


राँची , गुरुवार , 


23 मई , 2017 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
7 फरवरी, 2017 


संख्या - 11/ लो०- 1001/ 2000 का .-1175 -- झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड लोकायुक्त 
अधिनियम , 2001 की धारा 3(1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय 
के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री ध्रुव नारायण उपाध्याय को लोकायुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं । 


2. लोकायुक्त अधिनियम , 2001 के नियम 3( 2 ) के अनुसार यह नियुक्ति श्री उपाध्याय 
द्वारा शपथ ग्रहण के पश्चात अपने पद का प्रभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 350 -- 50 


